रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003--05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05 


Ait = राज्जपतन्र 


Che Gazette of india 


OSH. -FT.Wel.-.-27092023-24906 
CG-DL-W-27092023-24906 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
साप्ताहिक 
WEEKLY 


सं. 36] नई दिल्ली, सितम्बर 7—Paarax 23, 2023, शनिवार/ भाद्र 26--आखिन 2, 945 
No. 36] NEW DELHI, SEPTEMBER 77--8ग्शण््छायर 23, 2023, SATURDA Y/BHADRA 26—ASVINA I, 945 


इस भाग में भिन्‍न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके 
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation 


भाग तर--खण्ड 3—3Y-ave (i) 
PART II—Section 3—Sub-section (i) 


भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के 
अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) 


General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the 
Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the 
Administrations of Union Territories) 


गृह मंत्रालय 
(न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय) 
नई दिल्‍ली, 40 अगस्त, 2023 


सा.का.नि. 420.--राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पुलिस 
अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (हिंदी अनुवादक) भर्ती नियम 7980 का अधिक्रमण करते हुए, उन बातों के सिवाय जिन्हे ऐसे अधिक्रमण 
से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, न्‍्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय, गृह मंत्रालय में वरिष्ठ अनुवादक के पद पर 
भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌: - 


‘L. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- ()ee नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, न्‍्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय वरिष्ठ अनुवादक 
(समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2023 है। 


5746 GI/2023 (723) 


724 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 23, 2023/ASVINA |, 945 [PART II—SEC. 3(i)] 


(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। 


2 पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो 
इन नियमों से उपबद्ध अनुसूची में स्तम्भ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है। 


3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्घताएं आदि.- उक्त पदों की भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य 
बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (43) तक में विनिर्दिष्ट हैं। 


4. निरहता.- कोई भी व्यक्ति,- 
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है जिसका पति या पत्नी जीवित है, या 
(ख) जिसने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है; 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। 


परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू 
cate विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी। 


5. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह, उसके लिए 
जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के 
व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 

6. व्यावृति.. इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी ,जिनका 


केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और 
अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है। 


अनुसूची 
es पद की संख्या वर्गीकरण वेतन मेट्रिक्स में स्तर चयन या अचयन पद 
() (2) (3) (4) 6) 
वरिष्ठ अनुवादक | 06* (2023) सामान्य केंद्रीय -7 (44900-442400/-%) | | लागू नहीं। 
*कार्यभार के आधार पर सेवा eer 
परिवर्तन किया जा सकता है | रत तु, 
अनुसचिवीय । 


सीधे भर्ती किए जाने | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के क्या सीधी भर्ती | परिवीक्षा की | भर्ती की पद्धति: भर्ती 
वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य agar । | के लिए निर्धारित | अवधि, यदि | He होगी या प्रोन्नति 


लिए आयु-सीमा | आयु और शैक्षिक | कोई हो। द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ 
योग्यता पदोन्नति आमेलन द्वारा तथा 
के मामले में लागू विभिन्न पद्धतियों द्वारा 
होगी। भरी जाने वाली रिक्तियों 
की प्रतिशतता । 
(6) (7) (8) (9) (0) 
तीस वर्ष (केंद्रीय | अनिवार्य योग्यता: लागू नहीं । दो वर्ष सीधी | प्रतिनियुक्ति/आमेलन 
सरकार द्वारा जारी अनिवार्य था वैकल्पिक विषय के रूप में भर्ती के लिए। | द्वारा जिसमें असफल 


अनुदेशो के aus या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के होने पर सीधी भर्ती 
सरकारी सेवकों के | oe में अंग्रेजी के साथ हिंदी में किसी द्वारा | 

लिए; 5 at ae मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स 
शिथिल की जा डिग्री: 

सकती है। ) 


[भाग II—a@rs 3(i)] 


भारत का राजपत्र: सितम्बर 23, 2023/आश्रविन , 945 


725 


टिप्पण : आयु सीमा 
को अवधारित करने 
की निर्णायक तारीख 
कर्मचारी चयन 
आयोग द्वारा 
विज्ञापित की 
जाएगी। 


या 


अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में 
या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के 
रूप में हिंदी के साथ अंग्रेजी में किसी 
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स 
डिग्री; 


या 


हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी 
विषय में किसी मान्यता प्राप्त 
विश्वविद्यालय से मास्टर्स डिग्री के साथ 
हिंदी माध्यम और अंग्रेजी अनिवार्य या 
वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर 
पर परीक्षा के माध्यम के रूप में; 


या 


हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी 
विषय में किसी मान्यता प्राप्त 
विश्वविद्यालय से मास्टर्स डिग्री के साथ 
अंग्रेजी माध्यम और हिंदी अनिवार्य या 
वैकल्पिक विषय के रूप में या माध्यम के 
रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के 
माध्यम के रूप में; 

या 


हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी 
विषय में किसी मान्यता प्राप्त 
विश्वविद्यालय से मास्टर्स डिग्री के साथ 
हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक 
विषयों के रूप में या दोनों में से कोई एक 
परीक्षा के माध्यम के रूप में और अन्य 
डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक 
विषय के रूप में; 

तथा 

हिंदी से अंग्रेजी और इसके विपरीत 
अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या 
सर्टिफिकेट कोर्स या केंद्रीय सरकार या 
भारत सरकार के उपक्रम सहित राज्य 
सरकार के कार्यालय में हिंदी से अंग्रेजी 
और इसके विपरीत अनुवाद कार्य का 
तीन साल का अनुभव | 

नोट: सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में 
लिखित रूप में दर्ज कर कर्मचारी चयन 


आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार 
शैक्षणिक योग्यता में रियायत होगी। 


726 


[PART II—SEc. 30) | 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 23, 2023/ASVINA |, 945 


नोट: अनुभव सम्बन्धी Asa कारणों से 
जो लेखबद्ध किये जाये कर्मचारी चयन 
आयोग/सक्षम प्राधिकारी के 
विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों और 
अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की 
दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब 
चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन 
आयोग/सक्षम प्राधिकारी की यह राय है 
कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को 
भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने 
वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के 
पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने कि 


सम्भावना नहीं है। 


प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन 
दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / परिस्थितियों में संघ 
आमेलन किया जाएगा। लोक सेवा आयोग से 
परामर्श किया जाना है। 
(4॥) (42) (3) 
प्रतिनियुक्ति / आमेलन: समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार के आवश्यक नहीं | 


केंद्रीय / राज्य सरकारों / संघ राज्यक्षेत्रों के 
अधिकारी:- 

(क) () मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर 
सदृश पद धारण करना; या 

(ii) Tart मैट्रिक्स के स्तर -6(35400-42400 
रु.) में पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के 
बाद प्रदान की गई ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित 
सेवा के साथ। 

(a) स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए 
निर्धारित आवश्यक अहर्ताएं और अनुभव रखने 
वाला। 

टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति की अवधि, केंद्रीय 
सरकार के या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस 
नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग- 
बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित 
सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी | 

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए 
अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की 
अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी | 


लिए) जिसमें शामिल हैं:- 

(4.) निदेशक, केंद्रीय न्‍्यायालयिक विज्ञान 
प्रयोगशाला, न्‍्यायालयिक विज्ञान सेवा 
निदेशालय 

(2.) उप निदेशक, केंद्रीय न्‍्यायालयिक 
विज्ञान प्रयोगशाला, न्‍्यायालयिक विज्ञान 


सेवा निदेशालय - सदस्य ; 
(3.) सहायक निदेशक(प्रशासन), न्‍्यायालयिक 
विज्ञान सेवा निदेशालय - सदस्य | 


- अध्यक्ष ; 


[फा. सं. डीएफएसएस/38/05/2044] 


श्याम सुंदर लाल, अवर सचिव 


[भाग II—a@rs 3(i)] भारत का राजपत्र: सितम्बर 23, 2023/arfert , 945 727 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
(Directorate of Forensic Science Services) 
New Delhi, the ]0th August, 2023 

G.S.R. 20.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in 
supersession of the Bureau of Police Research and Development (Hindi Translator) Recruitment Rules, 980, except 
as respects things done or omitted to have been done before such supersession, the President hereby makes the 
following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Translator in the Directorate of Forensic 
Science Services, Ministry of Home Affairs, namely:- 

l. Short title and commencement. - (.) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Directorate 
of Forensic Science Services, Senior Translator (Group ‘B’ Post) Recruitment Rules, 2023. 

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 

2. Number of post, classification and level in the pay matrix. - The number of post, its classification and the 
pay level in pay matrix attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these 
rules. 

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, 
qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in Columns (5) to (3) of the said 
Schedule. 

4. Disqualification. - No person, - 

a. who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or 

b. who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, 
shall be eligible for appointment to the said post: 

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal 
law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt 
any person from the operation of this rule. 

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, 
it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, 
relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons. 

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions 


required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen, the Other Backward Class 
and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government. 


SCHEDULE 
Name of post. Number of post . Classification. Level in the pay Whether selection 
matrix. post or non- 
selection post. 
(I) (2) (3) (4) (5) 
Senior 06* (2023) General Central Pay level 7 Not Applicable. 
Translator. * Subject to variation | Service, Group, “B’, | (Rs. 44900-42400/-) in 
dependent on Non-Gazetted, pay matrix. 
workload. Ministerial. 
Age limit for direct Educational and other qualifications Whether age and Period of 
recruits. required for direct recruits. educational qualifications | probation, if 
prescribed for direct any. 
recruits will apply in the 
case of promotees 
(6) (7) (8) (9) 
Thirty years (relaxable for | Essential Qualification: Not applicable. Two years 
Government servants upto | Masters degree of a recognised for direct 
five years in accordance with university in Hindi with English as a recruits. 
instructions issue by the | compulsory or elective subject or as 
Central Government). the medium of examination at the 
Note: The crucial date for | degree level; 
determining the age-limit | or 


728 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 23, 2023/ASVINA |, 945 


[PART II—SEc. 30) | 


shall be as advertised by the 
Staff Selection Commission. 


Masters degree of a _ recognised 
university in English with Hindi as a 
compulsory or elective 


subject or as the medium of 
examination at the degree level; 


OR 


Masters degree of a _ recognised 
university in any subject other than 
Hindi or English, with Hindi medium 
and English as a compulsory or 
elective subject or as the medium of a 
examination at the degree level; 


OR 


Masters degree of a _ recognised 
university in any subject other than 
Hindi or English, with English medium 
and Hindi as a compulsory or elective 
subject or as the medium of a 
examination at the degree level; 


OR 


Masters degree of a _ recognised 
university in any subject other than 
Hindi or English, with Hindi and 
English as compulsory or elective 
subjects or either of the two as a 
medium of examination and the other 
as a compulsory or elective subject at 
the degree level; 


AND 


Recognised Diploma or Certificate 
course in translation from Hindi to 
English and vice versa 


or three years experience of translation 
work from Hindi to English and vice 
versa in a Central or State Government 
office, including Public Sector 
Undertaking. 

Note : Qualifications are relaxable at 
the discretion of the Staff Selection 
Commission/Competent Authority, for 
reasons to be recorded in writing, in 
the case of candidates otherwise well 
qualified. 

Note 2: The qualification regarding 
experience is relaxable at the discretion 
of the Staff Selection Commission/ 
Competent Authority, for reasons to 
be recorded in writing in the case of 
candidates belonging to the Scheduled 
Castes or the Scheduled Tribes if at 
any stage of selection the Staff 
Selection Commission/Competent 
Authority, is of the opinion that 
sufficient number of candidates from 
these communities possessing — the 
requisite experience are not likely to be 
available to fill up the vacancies 
reserved for them. 


[भाग ave 3(i)] भारत का राजपत्र: सितम्बर 23, 2023/आश्रविन , 945 729 


Method of recruitment whether | In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades 
by direct recruitment or by | from which promotion or deputation/ absorption to be made. 

promotion or by deputation/ 
absorption and percentage of the 
posts to be filled by various 
methods. 


(0) (4) 


By deputation/absorption, failing | Deputation/Absorption: 
Winey dtfeet recumunent. Officers from the Central/State Governments/Union territories: - 

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/Department; 
or 


(ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment 
thereto on a regular basis in posts in pay level 6 (Rs. 35400-!2400) of the Pay 
Matrix. 


(b) possessing the essential qualifications and experience as laid down for 
direct recruits under Column (7). 


Note l: The period of deputation including the period of deputation in another 
ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some 
other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not 
exceed three years. 


Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not 
exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications. 


If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. | Circumstances in which Union 
Public Service Commission to be 
consulted in making recruitment. 


(42) (43) 


Group ‘B’ Departmental Confirmation Committee (for considering cases of Not Necessary 
confirmation ) consisting of:- 


l. Director, Central Forensic Science Laboratory, 
Directorate of Forensic Science Services — Chairman; 


2. Deputy Director, Central Forensic Science Laboratory, 
Directorate of Forensic Science Services — Member; 


3. Assistant Director (Administration), Directorate of 
Forensic Science Services - Member. 


[F. No. DFSS/38/05/204] 
SHY AM SUNDER LAL, Under Secy. 


सूचना और प्रसारण मंत्रालय 
नई दिल्‍ली, 8 सितम्बर, 2023 


सा.का.नि. (24.— alt AHIR, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 4995 (995 का 7) की 
धारा 22 की उपधारा (॥) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, (994 का 
और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्‌ :-- 


. (4) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2023 = | 
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


730 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 23, 2023/ASVINA [, 945 [PART II—SEC. 3(i)] 


2. केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, (994 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त नियम कहा गया है) के नियम 5ख के 
पश्चात्‌, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-- 


“5ग. ब्रॉड-बैंड सेवा प्रदाताओं की अंतिम बिंदु तक पहुंच--केबल आपरेटर, ब्रॉड-बैंड सेवाओं के प्रसार के लिए 
ऋणजु, पारदर्शी और भेदभाव रहित रीति में इंटरनेट सेवा या पहुंच सेवा प्रदान करने वाले ब्रॉड-बैंड सेवा प्रदाताओं 
को अंतिम बिंदु तक पहुंच प्रदान करने के लिए कठिन प्रयास कर सकेंगे ।”। 


3. उक्त नियम के नियम 4 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-- 
“47%, मल्टी-सिस्टम आपरेटर के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन और उसका नवीनीकरण --_ (4) अंकीय 
संबोध्य प्रणाली वाली केबल टेलीविजन नेटवर्क सेवाओं के प्रचालन के प्रयोजन के लिए, कोई व्यक्ति, जो ऐसी सेवा 


प्रदान करने की वांछा करता है, मल्टी-सिस्टम आपरेटर के रूप में रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण 
के लिए, प्ररूप 6 में, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को ऑन-लाइन आवेदन HAT | 


(2) उपनियम (॥) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ, निम्नलिखित होंगे,-- 
() एक लाख रुपए की प्रोसेसिंग फीस ; 
(ii) TST 2 में घोषणा | 
(3) जहां आवेदन, रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण के लिए है, तो इसे मल्टी-सिस्टम आपरेटर रजिस्ट्रीकरण के 


अवसान होने के सात मास पूर्व से पहले तथा रजिस्ट्रीकरण के अवसान होने के दो मास पूर्व के पश्चात्‌ नहीं किया 
जाएगा : 


परंतु रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, आवेदक द्वारा प्रस्तुत कारणों पर विचार करने के पश्चात्‌ विलंब को क्षमा कर 
सकेगा, यदि ऐसा आवेदन रजिस्ट्रीकरण के अवसान के पूर्व किया जाता SI 
4. उक्त नियम के नियम i74 4,-- 
(i) खंड (7) में, “कंपनी अधिनियम, 7956” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “कंपनी अधिनियम, 2043 
(203 का 48)” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ; 
(ii) Ge (च) के पश्चात्‌, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-- 
“(छ) जहां आवेदन, रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण के लिए है, तो इसके साथ इस प्रभाव का स्व-घोषित 


कथन होगा कि विनियामक प्राधिकारी द्वारा, समय-समय पर, जारी आदेशों तथा बनाए गए विनियमों 
का अनुपालन किया गया है।”। 


5. उक्त नियम के नियम 7 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-- 


“447. मल्टी-सिस्टम आपरेटर के रूप में रजिस्ट्रीकरण और उसका नवीनीकरण-- (॥) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, 
यह समाधान हो जाने पर कि आवेदक नियम i4@ के अधीन विनिर्दिट पात्रता मानदंड और नियम % की 
अपेक्षाओं को पूरा करता है, नियम 744 H विनिर्दिट निबंधनों और शर्तों तथा केंद्रीय सरकार से सुरक्षा अनापत्ति 
के अधीन रहते हुए रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण का प्रमाणपत्र जारी करेगा। 


(2) जहां रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण का 
नवीनीकरण अनुदत्त नहीं किया जा सकता है, वहां वह ऐसे नामंजूर किए जाने के कारण देते हुए आवेदक को 
लिखित में सूचित करेगा । 


(3) रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण दस वर्ष की अवधि के लिए अनुदत्त किया जाएगा : 


परंतु रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, दस वर्ष से कम की अवधि के लिए रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण, 
इसके कारण अभिलेखबद्ध किए जाने के पश्चात्‌, अनुदत्त कर सकेगा ।”। 


[भाग ave 3(i)] भारत का राजपत्र: सितम्बर 23, 2023/आश्रविन , 945 73 


6. 


उक्त नियम के प्ररूप 6 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्‌ :- 


“TST 6 
[नियम 4 देखें] 
(ऑन-लाइन भरा जाना है) 


सेवा में, 


विषय : 


सचिव, 

सूचना और प्रसारण मंत्रालय, 
'ए! विंग, शास्त्री भवन 

नई दिल्‍ली 0007. 


अंकीय संबोध्य प्रणाली सहित केबल टेलीविजन नेटवर्क सेवाएं प्रदान करने के लिए मल्टी सिस्टम आपरेटर के 
रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण को अनुदत्त करने के लिए आवेदन | 


महोदय, 


4. 
(क) 
(ख) 
(ग) 
5. 

(क) 
(ख) 
(ग) 


रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने के लिए मैं निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करता हूं,-- 

(क) आवेदक का नाम (व्यष्टि/फर्म/कंपनी/व्यक्तियों का संगम/व्यष्टियों का निकाय)” 

(ख) आयु/स्थापना की तारीख/निगमन की तारीख 

(ग) उस परिसर का पता, जहां से सेवाओं की प्रस्थापना की जाएगी 

(क) नागरिकता (व्यष्टिक आवेदकों/व्यष्टियों के निकाय के लिए) 

(a) कंपनी की दशा में निगमन के SAT | 

(क) वेतन और लेखा अधिकारी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पक्ष में देय 4,00,000 रुपए के संदाय के ब्यौरे 
(ख) स्थायी खाता संख्या 


(ग) वर्तमान आय-कर, माल और सेवा कर तथा मनोरंजन कर विवरणियों की प्रति | यदि उपलब्ध नहीं हैं, तो उसके 
कारण 


(घ) व्यष्टि/फर्म/कंपनी/व्यक्तियों का संगम/व्यष्टियों का निकाय की माल और सेवा कर रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (यदि 
आवेदन के समय संख्या उपलब्ध नही हो तो उसे प्रस्तुत करने के लिए दो मास की अवधि अनुज्ञात की जा सकती है। 
आवेदक द्वारा इस निमित्त ATA प्रदान करने के आवेदन के साथ एक शपथपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है) 


(=) मनोरंजन कर रजिस्ट्रीकरण संख्यांक 
मल्टी सिस्टम आपरेटर या केबल आपरेटर के रूप में रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे : 
रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी का नाम 
रजिस्ट्रीकरण संख्या/वैधता की तारीख 
रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति (संलग्न) 
टेलीफोन/फैक्स/ई-मेल सहित पूरा पता 
निगमित कार्यालय/प्रधान कार्यालय 
रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 
प्रादेशिक कार्यालय 
(घ) Tara के लिए पता 


732 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 23, 2023/ASVINA , 945 [PART II—SEC. 3(i)] 


6. संपर्क के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम, पदनाम और टेलीफोन/फैक्स/ई-मेल पता 
7. “कंपनी अधिनियम, 203 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे : निगमन संख्या और तारीख (निगमन प्रमाणपत्र और 
संगम ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद के प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें) 


8. "निदेशक बोर्ड [जन्म की तारीख, जन्म का स्थान, माता-पिता, राष्ट्रीयता, स्थायी पता, निवास का पता, अधिकारिक 
पता, पासपोर्ट संख्या (यदि कोई हो), अर्हता, अनुभव आदि देते हुए प्रत्येक निदेशक के जीवनवृत के साथ निदेशकों 
की सूची AAT करें] | 

9. “ऊपर 8 में यथावर्णित ब्यौरों के साथ मुख्य कार्यकारी अधिकारी/प्रबंध निदेशक सहित महत्वपूर्ण कार्यकारियों की 
सूची संलग्न करें | 

40. () प्राधिकृत शेयर पूंजी (ii) Fea शेयर पूंजी (iii) Ta मूल्य (ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के लिए संपरीक्षित तुलनपत्र तथा 
लाभ और हानि लेखा की प्रति तथा किसी चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा इन दस्तावेजों के आधार पर शुद्ध मुल्य का 
प्रमाणपत्र संलग्न करें |) 

47. (i) Wares का विद्यमान क्षेत्र (यदि एक से अधिक नगर हैं तो नगरवार ब्यौरे दिए जाएं)। 

(ii) आवेदक के अंतर्गत आने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र (यदि एक से अधिक नगर हैं तो नगरवार ब्यौरे दिए जाएं) | 

42. उपलब्ध कराए जा रहे चैनलों की संख्या (स्वयं/प्रसारणकर्ता के) (स्वयं के चैनलों और प्रसारणकर्ता के चैनलों के पृथक 
नाम दें)। 

43. क्या प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम संख्या में चैनल चलाने की क्षमता उपलब्ध है -- हां/नहीं | 

44. उपलब्ध कराई जा रही अन्य मूल्य वर्धित सेवाएं (उनकी अनुज्ञप्तियों की प्रतियों सहित ब्यौरे)। 

45. प्रत्येक स्थानीय केबल आपरेटर की और उसके अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं की कुल संख्या (स्थानीय केबल 
आपरेटरों के टेलीफोन/फैक्स/ई-मेल सहित सूची और प्रत्येक केबल आपरेटर के ग्राहकों की संख्या संलग्न करें |) 

46. पूर्व अनुभव/क्रियाकलाप के क्षेत्र के ब्यौरे | 

47. ग्राहकों के लिए पर्याप्त संख्या में सैट टॉप बाक्सों की अपूर्ति और अनुरक्षण तथा ग्राहक प्रबंध प्रणाली के प्रतिष्ठापन के 
लिए तैयारी (पहले से उपलब्ध Fe टॉप areal की संख्या/किए गए आर्डर/प्राधिकृत व्यक्तियों के नेटवर्क/आपूर्ति और 
बिक्री उपरांत सेवा उपलब्ध कराने के लिए अभिकर्ता सहित अपने दावे के समर्थन में ब्यौरे दें) । 


48. डिजिटल संबोध्य प्रणाली (डीएएस) स्कीम के अधीन चैनलों की आपूर्ति के लिए प्रसारणकर्ताओं के साथ हस्ताक्षर 
किए गए करारों की संख्या (प्रसारणकर्ताओं का नाम और उनके चैनलों की संख्या के साथ अपने दावे के समर्थन में 
करारों की प्रतियां दें) । 

49. प्ररूप 2 के अनुसार 40 रुपए के स्टांप पेपर में वचनबंध 
महिमा ear ene ean आवेदक” (व्यष्टि/फर्म/कंपनी/व्यक्तियों का संगम/व्यष्टियों का निकाय) 
यह घोषणा करता हुं/करतें हैं कि पूर्वोक्त तथ्य सभी परिप्रेक्ष्यों में सही हैं | 
मैं/हम यह वचन देता हूं/देते हैं कि हम सभी शर्तों/निदेशों/आदेशों का पालन करेंगे, जो कि केन्द्रीय सरकार या 
प्राधिकारी ने अधिकथित की हैं या अधिकथित/जारी करें । 


आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर 

“(व्यष्टि/फर्म/कंपनी/व्यक्तियों का संगम/व्यष्टियों का निकाय) 
स्थान नाग 2 तक 700 2575 
तारीख at she ००६ 028 7० के पता ; चचच्च्च्च्ल््चलच्ल्ज्््््ल्ल्््ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ः्ल 


“आवेदक के कंपनी/फर्म होने की दशा में दिया जाना है। 
“SH शब्द लागू न हो, See हटा दें I" 
[फा. सं. एन-4500/6/2024-डीएएस] 
संजीव शंकर, संयुक्त सचिव 


[भाग ave 3(i)] भारत का राजपत्र: सितम्बर 23, 2023/आश्रविन , 945 733 


टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग UI, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 729(अ), 
तारीख 29 सितंबर, 994 arr प्रकाशित किए गए थे और तदुपरांत निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :-- 


Ls 


GO) OO NE IOUS OOF IND 


NO NO NO NO No NO No No = =i न =y = — = = = — 
N ao on KR (० De) = oOo (0 00 N oOo oo R WwW i) = jo) 


सा.का.नि. 748(a), तारीख 29 सितंबर, 7994 
सा.का.नि. 453(a), तारीख 29 मई, 7995 
सा.का.नि. 820(अ), तारीख 29 दिसंबर, 995 
सा.का.नि. 459 (अ), तारीख 8 अक्तूबर, 996 
सा.का.नि. 597(अ), तारीख 20 अगस्त, 4999 
सा.का.नि. 740(अ), तारीख 8 सितंबर, 2000 
सा.का.नि. 79(अ), तारीख 73 सितंबर, 2000 
सा.का.नि. 26(अ), तारीख 78 जनवरी, 200 
सा.का.नि.282 (अ), तारीख 44 मई, 2006 


. सा.का.नि. 452 (a), तारीख 3 जुलाई, 2006 
. सा.का.नि. 39(अ), तारीख 44 जनवरी, 2003 

. सा.का.नि. (234(a), तारीख 3 जुलाई, 2006 
. सा.का.नि. 459(अ), तारीख 2 अगस्त, 2006 

. सा.का.नि. 469(अ), तारीख 9 अगस्त, 2006 

. सा.का.नि. 697(अ), तारीख 44 नवंबर, 2006 
. सा.का.नि. 286(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2007 

. सा.का.नि. 482 
. सा.का.नि. 774 
. सा.का.नि. 04(अ), तारीख 25 फरवरी, 2008 
. सा.का.नि. 443(अ), तारीख 29 मई, 2008 

. सा.का.नि. (38(a), तारीख 27 फरवरी, 2009 
. सा.का.नि. 444(a), तारीख 42 जून, 2009 

. सा.का.नि. 940(अ), तारीख 28 अप्रैल, 2042 

. सा.का.नि. 524(a), तारीख 6 जुलाई, 2042 
. सा.का.नि. 246(a), तारीख 2 ars, 205 

. सा.का.नि. 804(a), तारीख 49 अगस्त, 2076 
. सा.का.नि. 446(a), तारीख 47 जून, 202 


अ), तारीख 72 जुलाई, 2007 


( 
( 
( 
( 
( 
(अ), तारीख 3 दिसंबर, 2007 
( 
( 
( 
( 


MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING 
New Delhi, the |8th September, 2023 


G.S.R. 2.—In exercise of the powers conferred by sub-sections(l) and (2) of section 22 of the Cable 
Television Networks (Regulation) Act, 995 (7 of 995), the Central Government hereby makes the following rules 
further to amend the Cable Television Networks Rules, 994, namely:- 


734 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 23, 2023/ASVINA |, 945 [PART II—SEC. 3(i)] 


l. () These rules may be called the Cable Television Networks (Amendment) Rules, 2023. 
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 
2. In the Cable Television Networks Rules, !994 (hereinafter referred to as the said rules), after rule 5B, the 


following rule shall be inserted, namely:- 


“5C. Last mile access to Broadband Service Providers. — Cable operators may strive to provide last mile 
access to broadband service providers providing internet service or access service, in a fair, transparent and 
non-discriminatory manner for proliferation of broadband services.” 


3. In the said rules, for rule ] 0, the following rule shall be substituted, namely:- 


#_][0., Application for registration as multi-system operator and renewal thereof.- (l) For the purpose of 
operation of cable television network services with digital addressable system, a person who desires to provide such 
service shall make an online application to the registering authority in Form 6 for registration or renewal of 
registration as Multi-System operator. 


(2) Every application under sub-rule () shall be accompanied by- 
(i) a processing fee of rupees one lakh; and 
(ii) declaration in Form 2. 


(3) Where the application is for renewal of registration, it shall be made not earlier than seven months prior to 
the expiry of the multi-system operator registration and not later than two months before the expiry of 
registration: 


Provided that the registering authority may condone the delay after considering the reasons furnished by the 
applicant, if such application is made before the expiry of registration.” 


4. In the said rules, in rule |B,- 
(i) in clause (c), for the words and figures “Companies Act, 956”, the words, figures and brackets 
“Companies Act 203 (8 of 20I3)” shall be substituted, 
(ii) after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:- 
“(g) where the application is for renewal of registration, it shall be accompanied by a statement making 
self-declaration to the effect that the orders issued and the regulations made from time to time by the 
regulatory authority have been complied with.” 
5. In the said rules, for rule lC, the following rule shall be substituted, namely- 
#_]| [(..२6हाधराधांणा as multi-system operator and renewal thereof.- (l) On being satisfied that the applicant 
fulfils the eligibility criteria specified in rule !B and the requirements of rule IlA, the registering authority 
shall, subject to the terms and conditions specified in rule !lD and the security clearance from the Central 
Government, issue certificate of registration or renewal of registration. 
(2) Where the registering authority is satisfied that registration or renewal of registration cannot be granted, it 
shall inform the applicant in writing giving reasons for such refusal. 
(3) The registration or renewal of registration shall be granted for a period of ten years: 
Provided that registering authority may grant registration or renewal of registration for a period less than ten years 
after recording the reasons for the same. ” 


6. In the said rules, for FORM 6, the following form shall be substituted, namely:- 


“FORM 6 
[See rule IlA] 
(To be filled online) 
To 
The Secretary 
Ministry of Information and 
Broadcasting, 
‘A’ Wing, Shastri 
Bhawan, 
New Delhi — 000. 
Subject : Application for grant of registration or renewal of registration to multi system operator to provide 


cable television network services with digital addressable system. 


[भाग ave 3(i)] भारत का राजपत्र: सितम्बर 23, 2023/आश्विन i, 945 735 


Sir, 
I hereby submit the following details for grant of registration- 
l. (a) Name of the Applicant (individual/ firm/ company/ association of persons/ body of individuals)** 
(b) Age/Date of establishment/Date of Incorporation 
(c) Address of the premise from where the service will be offered 
2.(a)  Citizenship(for individual applicants/body of individuals) 
(b) Details of incorporation in case of Company 


3. (a) Details of payment of Rs. ,00,000 in favour of Pay and Accounts Officer, Ministry of Information and 
Broadcasting 


(b) PAN Number 
(c) Copy of current Income Tax, GST and Entertainment Tax returns. If not available, the reasons thereof 


(d) GST Registration Number of individuals/firm/company/association of persons/body of individuals. (If the 
number is not available at the time of application, the same can be allowed to be submitted within two months. 
Applicant shall be required to file an affidavit to this effect along with the application for grant of license) 


(e) Entertainment Tax Registration Number 


4. Details of Registration as a multi-system operator or Cable Operator 
(a) Name of the Registering Authority 
(b) Registration number/Validity upto 
(c) Copy of the Registration Certificate (enclose) 

5. Complete Postal Address with Telephone/Fax No. /E-mail ID 


(a) Corporate Office/Head Office 
(b) Registered Office 
(c) Regional Offices 
(d) Address of Correspondence 
6. Name of authorized contact person, his designation and telephone/ Fax No. / E-mail ID. 


7. *Registration detail under Companies Act, 20l3: Incorporation number and Date (Attach a copy of 
Certificate of Incorporation and Memorandum and Article of Associations) 


8. *Board of Directors (Attach list of Directors along with bio-data of each Director giving date of birth, place 
of birth, parentage, nationality, permanent address, residential address, official address, passport number (if 
any),qualification, experience, etc. 


9. *Attach list of key executives including CEO/ MD along with details as in 8 above 


0. *q) Authorized Share Capital,(ii) Paid-up Share Capital, (iii) Net worth (enclose a copy of the audited 
Balance Sheet and Profit & Loss Account for the immediate preceding year and certificate of Net Worth on the basis 
of these documents by a Chartered Accountant). 


Il. (i) Present Area of Operation (if in more than one city, city-wise details to be given). 


(ii) Areas proposed to be covered by the applicant (if in more than one city, then city-wise details should be 


given) 
2. Number of channels being provided (own/broadcasters’) (give names separately for own channels and 
broadcasters’ channels). 
3. Whether the capacity to carry minimum number of channels specified by the Authority is available- 
Yes/No 
4. Other value added services being provided (details along with their copies of licenses) 
5. Total number of each of local cable operators and subscribers covered (attach list of local cable operators 


with their telephone nos./fax nos./E-mail IDs and the number of subscribers each of the cable operators has with him.) 


6. Details of past experience/field of activity. 


736 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 23, 2023/ASVINA |, 945 [PART II—SEC. 3(i)] 


7. Preparedness to supply and maintain adequate number of Set Top Boxes for the subscribers and installation 
of subscriber management system (give details to substantiate your claim including No. of Set Top Boxes already 
available/orders placed/network of authorized persons/agents to supply and provide after sales service). 


8. Number of Agreements signed with broadcasters to supply their channels under Digital Addressable System 
(DAS) scheme (Give names of broadcasters and their channels for which agreements signed along with copies of 
agreements to substantiate your claim) 


9. Undertaking on a stamp paper of Rs. 0 as per Form 2. 


Wee «०४ व कर कक %० लगन eee ,the applicant(s)** (individual/ firm/ company/ association of persons/body of 
individuals) do hereby declare that the above facts are correct in all respects. 


I/We hereby undertake to abide by all the conditions/directions/orders that the Central Government or the Authority 
has laid down or may lay down/issue. 


Plac@sses ess thse Names este Ach 089 9 0:70: 
8.८ मर माप व pystagins Addressii ooo Nl eee मम Gie: 
7 To be given in case applicant is a Company/Firm 


**Score out the word or words which are not applicable.” 
[F. No. N-4500/6/202-DAS] 
SANJIV SHANKAR, Jt. Secy. 


Note: The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide 
number G.S.R. 729(E), dated the 29thSeptember, !994 and were subsequently amended vide:- 


(l) S.O.78 (BE), dated 29th September, 994. 

(2) GS.R 453 (9), dated 29th May, 995. 

(3) GS.R 820 (E), dated 29th December, !995. 

(4) GS.R. 459(E), dated the 8th October, 996. 

(5) GS.R 597 (E), dated 20th August, 999. 

(6) GS.R.7l0(E), dated the 8th September, 2000. 
(7) GS.R.79(E), dated the l3th September, 2000. 
(8) G.S.R. 26(E), dated the l8th January, 200I. 

(9) GS.R. 282(E), dated the llth May, 2006. 

(0) GS.R. 452(E), dated the 3ist July, 2006. 

(ll) S.O. 39 (9), dated l4th January, 2003. 

(2) S.O. 23(E), dated 3 Ist July, 2006. 

(43) GS.R. 459(E), dated the 2nd August, 2006. 
(/4) GS.R. 469(E), dated the 9th August, 2006. 
(45) GS.R. 697(E), dated the |lth November, 2006. 
(l6) GS.R. 286(E), dated the lith April, 2007. 

({7) GS.R. 482(E), dated the !2th July, 2007. 

(8) G.S.R. 774(E), dated the 3rd December, 2007. 
(9) GS.R. l04(E), dated the 25th February, 2008. 


[भाग ave 3(i)] भारत का राजपत्र: सितम्बर 23, 2023/आशख्विन , 945 737 


(20) G.S.R. 43(B), dated the 29th May, 2008. 
(2l) G.S.R. 38(B), dated the 27th February, 2009. 
(22) G.S.R. 4I(B), dated the 2th June, 2009. 
(23) $.0. 940(E), dated the 28th April, 202. 

(24) §.O. 52(E), dated the 6th July, 202. 

(25) G.S.R. 26(B), dated the 2Ist March, 205. 
(26) G.S.R. 804(B), dated the I9th August, 206. 
(27) G.S.R. 46(B), dated the 7th June 202I. 


मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय 
(मत्स्यपालन विभाग) 
नई दिल्‍ली, 5 सितम्बर, 2023 


सा.का.नि. 422.--राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पशुपालन 
डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, (मात्स्यिकी प्रभाग, समूह “क”, समूह “ख” और समूह “ग” पद) भर्ती नियम, 205 को, जहां तक उनका 
संबंध मात्स्यिकी अनुसंधान अन्वेषण अधिकारी के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया 
गया है या करने का लोप किया गया है, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मत्स्यपालन विभाग में अनुसंधान अधिकारी 
(मात्स्यिकी), के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌:- 


4. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: - 


4. इन नियमों का संक्षिप्त नाम मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मत्स्यपालन विभाग, अनुसंधान अधिकारी 
(मात्स्यिकी) भर्ती नियम, 2023 है। 


2. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। 


2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर: - पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर 
वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में fares हैं । 


3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अईहताएं, आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी 
जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (73) F विनिर्दिष्ट हैं । 


4. निरहता - वह व्यक्ति- 

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या 

(ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा: 


परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू 
cate विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी। 


5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो 
कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी भी वर्ग या प्रवर्ग के 
व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी। 


6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका 
केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य 
पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है। 


738 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 23, 2023/ASVINA [, 945 [PART II—SEC. 3(i)] 


अनुसूची 


सीधी भर्ती किए जाने 
वाले व्यक्तियों के लिए 
आयु सीमा। 


oe ee a 


वेतन मैट्रिक्स में | चयन अथवा 
स्तर अचयन पद 


पद का नाम | पदों की संख्या वर्गीकरण 


5* (2023 साधारण केंद्रीय सेवा स्तर-40 (5600- | चयन पद। ।लागू नहीं होता। 
* कार्यभार के आधार. [THE राजपत्रित | 77500 रुपये) 

पर परिवर्तन किया जा | ससेचिवीय। 

सकता है। 


सीधी भर्ती के लिए सीधी भर्ती किए जाने वाले भर्ती की पद्धतिः सीधी भर्ती होगी या प्रोन्नति या 
अपेक्षित शैक्षिक और [व्यक्तियों के लिए विहित आयु और | अवधि, यदि कोई | प्रतिनियुक्ति।आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों 
अन्य aoa शैक्षणिक अहताएं प्रोन्नत व्यक्तियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | 
की दशा में लागू होगी या नहीं। 


लागू नहीं होता। लागू नहीं होता। प्रोन्नत व्यक्तियों के | प्रोन्नत न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अंशकालिक 
लिए दो वर्ष संविदा सहित 


प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा। 


प्रोन्नति : 


ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स में स्‍्तर-7 (@. 44900-42400) में सहायक अनुसंधान अधिकारी 
(मात्स्यिकी)। 

टिप्पण 4: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्ईक या पात्रता सेवा पूरी कर ली हो, प्रोन्नति के लिए विचार 
किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी 
अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित 
जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए, अपनी परिवीक्षा की अवधि 
सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । 

टिप्पण 2: पुनरीक्षित नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर पोषक पद धारण करने वाले व्यक्तियों के 
लिए तीन वर्ष पात्रता सेवा जारी रहेगी । 


प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): 


केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या कानूनी या स्वायत्त संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या 
मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के अधिकारी: 


(क) () जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या 

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-9 (53(00-67800 रुपये) या समकक्ष में नियमित आधार पर 
नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो;या, 

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर -8 (47600-500 रुपये) या समकक्ष में नियमित आधार पर 
नियुक्ति के पश्चात उसी श्रेणी में चार वर्ष की सेवा की हो; या, 

(iv) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में समकक्ष पदों पर वेतन मैट्रिक्स स्तर-7 (44900-42400 रुपये) या समकक्ष में नियमित 
आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; और 


[भाग ave 3(i)] भारत का राजपत्र: सितम्बर 23, 2023/आशख्विन , 945 739 


| निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखते हैं: 


(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मात्स्यिकी में विशेषज्ञता के साथ प्राणि विज्ञान में स्नातकोत्तर या 
मात्स्यिकी विज्ञान में स्नातकोत्तर या समद्री जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर या औद्योगिकी मात्स्यिकी में स्नातकोत्तर या 
जलकृषि में स्नातकोत्तर या मात्स्यिकी विज्ञान में स्नातकोत्तर। 

(0) केंद्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या मान्यता प्राप्त 


विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थान या वैधानिक या स्वायत्त संगठन से मात्स्यिकी विकास के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव 
जिसके अंतर्गत नीति और योजना, योजना brat को विचरित करना और तकनीकी मूल्यांकन, उनकी निगरानी और 


कार्यान्वयन भी है। 


टिप्पण 3: पोषक प्रवर्ग श्रेणी के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए 
विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं 


होंगे। 


टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति की अवधि (लघु अवधि संविदा सहित), जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार संवर्ग के उसी या किसी अन्य 
संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कैडर बाह्यू- पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है सहित प्रतिनियुक्ति 
की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने 


की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 


यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना। ला गा कक 
(42) (3) 
विभागीय प्रोन्नति समिति प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से 
4. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य - अध्यक्ष परामर्श आवश्यक है 
2. संयुक्त सचिव (प्रशासन), मत्स्यपालन विभाग - सदस्य 
3. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन), मत्स्यपालन विभाग - सदस्य 
विभागीय पुष्टीकरण समिति 
4. संयुक्त सचिव (प्रशासन), मत्स्यपालन विभाग - अध्यक्ष 
2. उपायुक्त (मात्स्यिकी), मत्स्यपालन विभाग - सदस्य 
3. अवर सचिव (प्रशासन), मत्स्यपालन विभाग - सदस्य 


[फा. सं. U-208/4/2022 प्रशासन I] 


सुशील कुमार झा, उप सचिव 


MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING 


(Department of Fisheries) 


New Delhi, the l5th September, 2023 


G.S.R. 22.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in 
supersession of the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, (Fisheries Division, Group 'A', Group 
'B' and Group 'C' posts) Recruitment Rules, 20I5 in so far as they relate to the post of Fisheries Research Investigation 
Officer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the 
following rules regulating the method of recruitment to the post of Research Officer (Fisheries) in the Ministry of 
Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Fisheries namely: - 


l. Short title and commencement. - (l) These rules may be called the Ministry of Fisheries, Animal 
Husbandry and Dairying, Department of Fisheries, Research Officer (Fisheries) Recruitment Rules, 2023. 


(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 


740 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 23, 2023/ASVINA [, 945 [PART II—SEC. 3(i)] 


2. Number of post, classification and pay level in the pay matrix.- The number of said post, its classification 
and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule. 


3. Method of recruitment, age-limit and other qualification, etc. - The method of recruitment, age-limit, 
qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (I3) of the 
said Schedule. 


4. Disqualifications. - No Person, - 
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or 
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, 
shall be eligible for appointment to the said post: 


Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any 
person from the operation of this rule. 


5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, 
it may, by order, for reason to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service 
Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons. 


6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions 
required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, ex-Servicemen and other special 
categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in 
this regard. 


Name of Number Aiken ue Pay Level in Age-limit for 
lassification. post or non- ‘ : 
direct recruits. 


Post. of posts. Pay Matrix. selection post 


Research 5* (2023) General Central Level-l0 (Rs. 5600- | Selection Post. Not applicable. 
Officer * subject to Service, Group 77500) in the pay 
(Fisheries). | variation ‘A’, Gazetted matrix 


dependent on | Non-Ministerial. 
work load. 


Whether age and 
qualification required | educational qualification probation, if |recruitment or by promotion or by deputation/ 
for direct recruits. prescribed for direct any. absorption and percentage of the vacancies to 
recruits will apply in the be filled by various methods. 
case of promotees. 


Not applicable. Not applicable. Two years |Promotion failing which by _ deputation 
for (including short-term Contract). 
promotees. 


In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation or 
absorption to be made. 


Promotion : 


Assistant Research Officer (Fisheries) in Level-7 (Rs. 44900-42400) in the pay matrix with five years' of regular 
service in the Grade. 


Note |: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, 
their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite or qualifying or eligibility service 
by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully 
completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already 
completed such qualifying or eligibility service. 


[भाग II—ars 3(i)] भारत का राजपत्र: सितम्बर 23, 2023/आश्रविन , 945 हि 


= 2: The eligibility service shall continue to be three years for persons holding the feeder post on regular basis on 
the date of notification of the revised rules. 

Deputation (Including Short-Term Contract): 

Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administrations or Statutory or 
Autonomous Organisations or Public Sector Undertakings or Recognised Universities of Recognised Research 
Institutes: 

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or 

(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 09 (Rs. 
5300-67800) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; or, 

(iii) With four years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in 
Level-8 (Rs. 47600-500) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; or, 
(iv) with five years’ service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in level-7 
(Rs. 44900-42400) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; and, 

(b) Possessing the following educational qualifications and experience: 

(i) Masters degree in Zoology with specialisation in Fisheries or Master of Fisheries Science or M.Sc. in 
Marine Biology or M.Sc. in Industrial Fisheries or M.Sc. in Aquaculture or Master of Science in Fisheries 
Science from a Recognised University or Institute. 

(ii) Three years experience in the field of Fisheries development including policy and planning, formulation 
and technical evaluation of plan schemes, their monitoring and implementation from a Central or State 
Government or Union territory Administration department or Public Sector Undertaking or Recognised 
University or Research Institute or Statutory or Autonomous organisation. 

Note 3: The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible 
for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for 
appointment by promotion. 

Note 4: The Period of deputation (including short term contract) including the period of deputation (including short 
term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other 
organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit 
for appointment on deputation shall be not exceed fifty-six years as on the last date of receipt of applications. 


Circumstances in which Union Public 


If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. | Service Commission to be consulted in 
making recruitment. 


Departmental Promotion Committee Consultation with Union Public 
l. Chairman or Member, UPSC - Chairman 


Service Commission is necessary on 
each occasion 


2. Joint Secretary (Admn), Department of Fisheries - Member 

3. Director or Deputy Secretary (Admn), Department of Fisheries - Member 
Departmental Confirmation Committee 

l. Joint Secretary (Admn), Department of Fisheries - Chairman 
2. Deputy Commissioner (Fisheries), Department of Fisheries | - Member 


3. Under Secretary (Admn), Department of Fisheries - Member 


[F. No. A-208/4/2022 Admn I] 
SUSHIL KUMAR JHA, Dy. Secy. 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-0064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-l0054.  manosxuma 


VERMA 


